सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 736 


26 भाद्र , 1938 ( श० ) 
राँची, शनिवार , 

___ 17 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

14 सितम्बर , 2016 
संख्या -3/ पद-1( ख)- 12 / 2014 का .- 7890-- संयुक्त सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री जनमेजय ठाकुर , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 461/ 03 , गृह 
जिला - गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त - सह-मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद्, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -3/ पद-1( ख)-12/ 2014 का .-7891-- राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड जनजातीय विकास 
सोसाइटी , राँची अतिरिक्त प्रभार निदेशक , आदिवासी शोध संस्थान, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती 
सुचित्रा सिन्हा, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 488/ 03 , गृह जिला - भोजपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या -3/ पद -1( ख)- 12/ 2014 का.- 7892-- संयुक्त सचिव , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री भुजेन्द्र बास्की, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 592 / 03, गृह जिला 
भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य परियोजना निदेशक , झारखण्ड जनजातीय 
विकास सोसाइटी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार 17 सितम्बर, 2016 


2. श्री बास्की अपने कार्यों के साथ निदेशक , आदिवासी शोध संस्थान , झारखण्ड, राँची के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या-3/ पद-1( ख )- 12 / 2014 का .-7893-- अपर समाहर्ता, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री 
भगवान झा , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 604 /03, गृह जिला- पूर्णिया ) को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक संयुक्त सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/पद-1( ख)- 12 / 2014 का .- 7894 -- निदेशक (निगरानी), झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री कार्तिक कुमार प्रभात, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 495/ 03 , गृह 
जिला- नवादा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक कल्याण , दुमका के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -3/ पद -1( ख)- 12/ 2014 का .- 7895-- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री प्रदीप कुमार प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
631/ 03, गृह जिला- दरभंगा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त, धनबाद 
नगर निगम , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -3/ पद -1 ( ख )-12/ 2014 का .-7896-- उप निदेशक , कल्याण , दुमका के पद पर पदस्थापित श्री 
नेलसन एयोन बागे , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 656 /03 , गृह जिला- राँची ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या-3/ पद- 1( ख )- 12/ 2014 का .-7897-- सचिव , क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका के पद पर 
पदस्थापित श्री अनमोल कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 675/ 03, गृह जिला- भागलपुर ) 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री सिंह अपने कार्यों के साथ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , साहेबगंज के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -3/ पद- 1( ख )-12/ 2014 का .-7898-- उप सचिव, कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री पवन कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक- 690/ 03 , गृह जिला 
नवादा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, वाणिज्यकर विभाग झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / पद-1( ख )-12/ 2014 का .-7899-- अपर समाहर्ता, लातेहार के पद पर पदस्थापित श्री 
अनिल कुमार, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 690ए / 03, गृह जिला - भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , चतरा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार 17 सितम्बर , 2016 


संख्या-3/पद-1( ख)- 12/ 2014 का .- 7900 -- निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, चतरा के पद पर पदस्थापित श्रीमती ज्योत्सना सिंह, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
733 / 03 , गृह जिला- बोकारो) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ पद-1( ख )- 12 / 2014 का.-7901 -- अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री राकेश कुमार दुबे, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 791/ 03 , गृह जिला- देवघर ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि व्यवस्था), धनबाद के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या-3 / पद -1( ख )-12/ 2014 का .-7902-- अपर समाहर्ता, साहेबगंज अतिरिक्त प्रभार , निदेशक, 
लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित श्री 
निरंजन कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 820 / 03, गृह जिला- भागलपुर ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक उप सचिव, कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -3 /पद-1( ख )-12/ 2014 का .-7903 -- भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास ( बोकारो ) के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मेनका, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 816/ 03 , गृह जिला- पटना) अधिसूचित भूमि 
सुधार उप समाहर्ता, गिरिडीह अतिरिक्त प्रभार जिला भू- अर्जन पदाधिकारी , गिरिडीह की सेवा राजस्व , 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से सेवा वापस लेते हुए आवासीय दण्डाधिकारी, बोकारो 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /पद-1( ख )-12/ 2014 का .-7904-- अनुमण्डल पदाधिकारी, बसिया, गुमला के पद पर 
पदस्थापित श्री अमर कुमार , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 843 / 03, गृह जिला- डाल्टेनगंज ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा सदर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् दण्डाधिकारी 
की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


__ संख्या -3 / पद-1( ख )-12/ 2014 का .-7905 -- कार्यपालक दण्डाधिकारी , गमला सदर के पद पर 
पदस्थापित श्री रवि शंकर, झा०प्र०से० ( द्वितीय सीमित बैच , गृह जिला - शेखपुरा, बिहार ) को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , राँची सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री शंकर को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20 ) के तहत राँची 
जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या-3 / पद-1( ख )-12 / 2014 का .-7906-- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , मसलिया ( दुमका ) के पद 
पर पदस्थापित श्री चन्द्रजीत सिंह, झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित बैच , गृह जिला- बोकारो ) अधिसूचित प्रखण्ड 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार 17 सितम्बर , 2016 
विकास पदाधिकारी, विशुनपुरा ( गढ़वा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से सेवा वापस 
लेते हुए कार्यपालक दण्डाधिकारी , धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ 2. श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा- 20) के तहत 
धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 736 - 50 | 


